रदरफोर्ड ने अपनी 
कक्षा कैसे खोजी ? 


बारबरा 


किताब के बारे में 


आज स्कूल में रदरफोर्ड टर्नर का पहला दिन था . 
लेकिन वह पड़ोस में नया- नया था और उसे रास्ता 
दिखाने वाला कोई दोस्त नहीं था . रदरफोर्ड अपना 
नाम और कमरा नंबर स्कूल जाते समय पूरे रास्ते 
रटता रहा. फिर उसे जो कोई दिखा उसे उसने 
अपना नाम और कमरा नंबर ज़ोर से बताया . और 
जल्द ही रदरफोर्ड के बहुत सारे दोस्त बन गए . अब 
वो उस अनजान जगह - स्कूल का रास्ता अच्छी 


तरह जान गया था . 


रदरफोर्ड ने अपनी 
कक्षा कैसे खोजी ? 


बारबरा 


रदरफोर्ड टर्नर कुछ दिन पहले ही एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था . 
उसे वहां सब कुछ पसंद आया, सिवाय एक बात के . 
वहां उसका कोई दोस्त नहीं था . 
और आज स्कूल का पहला दिन था , और उसे साथ जाने के लिए किसी 
दोस्त की जरूरत थी . 


" याद रखना, कमरे 21 - बी में जाना और जब टीचर तुम्हारा 
नाम पूछे, तो जोर से और स्पष्टता से अपना नाम बताना, " 
रदरफोर्ड की मां ने उसे समझाया. फिर स्वेटर का बटन लगाने 
में माँ ने उसकी मदद की . कुछ कारणों से माँ उसे स्कूल छोड़ने 
नहीं जा सकती थीं . उन्हें अपने छोटे बच्चे के साथ घर पर ही 
रहना था . लेकिन स्कूल सिर्फ तीन ब्लॉक दूर था . 


Allumanian 


" काश, मेरे साथ स्कूल जाने के लिए कोई दोस्त होता, " रदरफोर्ड 
ने हल्के से कहा . 
मिसेज टर्नर मुस्कुराईं और फिर उन्होंने अपने बालों को सीधा 


किया . 


"फ़िक्र मत करो, तुम्हारे जल्द ही बहुत सारे दोस्त बन जायेंगे ," 
उन्होंने कहा. 
"मुझे भी ऐसा ही लगता है," रदरफोर्ड ने कहा. लेकिन वो चाहता 
था कि उसके साथ स्कूल जाने के लिए कम - से-कम एक दोस्त तो 
होता. 


रदरफोर्ड सीढ़ियों से उतरकर नीचे गली में पहुंचा. 
"मुझे रूम 21 -बी में जाना है, और मेरा नाम 
रदरफोर्ड टर्नर है. मैं छह साल का हूं," फुटपाथ पर 
आगे बढ़ते हुए उसने यह वाक्य बार - बार दोहराया 
वो यही चीज़ शिक्षक के सामने ज़ोर से और स्पष्ट 
होकर कहेगा. 


IITTER 


ALLELUEETTE 


रदरफोर्ड ने एक छोटे से पिल्ले को कचरे के ढेर को सूंघते 
हुए देखा. 
"मुझे रूम 21 - बी में जाना है, और मेरा नाम रदरफोर्ड टर्नर 
है. मैं छह साल का हूं," उसने कुत्ते से कहा और फिर उसने 
उसका सिर थपथपाया. कुत्ते ने उसका हाथ चाटा और वो 
उसके पीछे- पीछे चल दिया . 


SHP 


स्कूल का मैदान काफी बड़ा था, और रदरफोर्ड स्कूल में जाने वाले 
बच्चों की एक लाइन के अंत में खड़ा हो गया. वहां बहुत सारे 
लड़के- लड़कियां थे, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता 
था . ऐसा लगता था मानो वो बिल्कुल अकेला हो . सिर्फ वो छोटा 
पिल्ला अभी भी उसके साथ था . 


स्कूल के अंदर घुसने के के बाद सब बच्चे नर्स के दफ्तर , 
भोजन कक्ष, प्रिंसिपल के दफ्तर और कुछ क्लासरूम पार 
करके फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़े. 
रदरफोर्ड ने चारों ओर देखा. स्कूल के कमरों में बच्चों की भीड़ 
लगी थी. वहां बहुत सारे कमरे थे और हरेक पर एक नंबर 
लिखा था . 


LOA 


113A 


"मुझे रूम 21 - बी में जाना है, और मेरा नाम रदरफोर्ड 
टर्नर है. मैं छह साल का हूं," रदरफोर्ड खुद से 
फुसफुसाया . 
रदरफोर्ड को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को पता था कि 
उन्हें कहाँ जाना था . पर वो कक्षा के दरवाजों पर लगे 
नंबर को ठीक से पढ़ नहीं पाया . 


12 


"मुझे रूम 21 - बी में जाना है , और मेरा नाम रदरफोर्ड टर्नर 
है . मैं छह साल का हूं ," रदरफोर्ड ने अपने सामने वाले लड़के 
की बांह को छूते हुए कहा . वो लड़का ट्रकों की तस्वीरों वाला 
एक बड़ा पोस्टर लेकर जा रहा था . . 
"मुझे लगता है कि वो क्लास वहाँ है," लड़के ने दीवारों पर 
लगे कुछ तीरों की ओर इशारा करते हुए कहा . 


TRUCKS 


PICK - UP 


TRAILER 


FLAT - BED 


AUDITORIUM 


वो तीर के संकेतों के पीछे गए और एक बड़े दरवाज़े के सामने जाकर 
निकले. रदरफोर्ड ने अंदर झाँक कर देखा. वो स्कूल का सभागार 
( ऑडिटोरियम) था और वहां बहुत सारी सीटें थी . लड़के ने अपना सिर 
खुजलाया . 
" यह रदरफोर्ड टर्नर है. वो छह साल का है. वो कमरा 21 - बी तलाश रहा है . 
क्या आप जानती हैं कि वो कहां है? " उस लड़के ने लंबी चोटियों वाली एक 
लड़की से पूछा. लड़की के हाथों में जेरेनियम का एक गुलदस्ता था . 
" मुझे लगता है वो दूसरी मंजिल पर है," उसने उत्तर दिया, और उसने 
उन्हें अपने पीछे -पीछे आने का इशारा किया . 


सीढ़ियां चढ़ने के बाद लड़की रुकी और एक उसने एक 
दरवाजा खोला. रदरफोर्ड ने जब अपना कदम आगे 
बढ़ाया तो उसकी नाक में एक पंख घुस गया . वहां पर एक 
हुक से पंखों वाला डस्टर लटका था . पास में एक झाड़ और 
कूड़ादान भी था . वो सफाई कर्मचारी की कोठरी थी . 
लड़की झेंप कर लाल हो गई और हंसने लगी. फिर उसने 
पास के एक बड़े लड़के को बुलाया जो एक कांच के 
मर्तबान में सुनहरी मछली ले जा रहा था . 


" यह रदरफोर्ड टर्नर है. वो छह साल का है. वो कमरा 
21 - बी तलाश रहा है. क्या आपको पता है कि वो कहां है ? " 
उसने पूछा. 
" मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ . हो सकता है कि वो कमरा वहाँ 
नीचे हो," उसने कहा. " मेरे साथ चलो. " 


सीढ़ी पर वो एक मॉनिटर से मिले. उसके सीने पर एक 
सफेद पट्टा बंधा था . 
सुनहरी मछली वाला लड़का उसके पास गया . 
" यह रदरफोर्ड टर्नर है. वो छह साल का है. वह कमरा 21- बी 
तलाश रहा है. क्या वो नीचेहै, क्यों ? " उसने पूछा . 
"मुझे भी ऐसा ही लगता है," मॉनिटर ने कहा, " लेकिन आप 
इन सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सकते. मेरी ड्यूटी अब ख़त्म 
हो चुकी है," उसने कहा. " बस मेरे पीछे-पीछे आओ. " 


फिर वे हॉल पार करके दूसरी सीढ़ी पर गए जहाँ "नीचे" जाने का 
निशान लगा था . सीढ़ियां उतरने के बाद उन्हें एक दूसरा लड़का 
दिखा जो मॉनिटर को जानता था . 
" हेलो जिम, तुम कहाँ जा रहे हो ? " उसने पूछा . 
" यह रदरफोर्ड टर्नर है. वो छह साल का है. वो कमरा 21 - बी की 
तलाश में है. वो कमरा यहीं - कहीं है, क्यों है न ? " मॉनिटर ने पूछा. 


" बस एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी वो कमरा दिखाता हूँ ," लड़के ने 
कहा. वे हॉल में उसके पीछे-पीछे गए, जहाँ जाकर लड़के ने एक दो 
पल्लों वाला दरवाजा खोला. वे सभी उसके अंदर घुसे. रदरफोर्ड ने चारों 
ओर देखा. वहां बास्केटबाल, रस्सियाँ, चटाई और चढ़ने की रस्सियां 
लटकी थीं . वे स्कूल की व्यायामशाला (जिम) में थे! उस लड़के ने वहां 
से अपने दोनों हाथों में दो फुटबॉल उठाईं. 


4 


MALAURETRIEEEDEREELER 


PAKLIMIRLWAY 


URSERALA 


PRESEAREILLER 


FIRC 


"मुझे लगता है कि कमरा 21- बी संगीत अभ्यास- कक्ष की बगल 
में है," उसने कहा , और फिर वे हॉल में से बाहर निकले. 
संगीत अभ्यास-कक्ष में से एक लड़कीफ्रेंच हॉर्न लेकर तेज़ी से 
बाहर निकली. उसकी उनसे टक्कर हो गई . " ज़रा सामने देखकर 
चलो! " वो चिल्लाई . 


" मुझे क्षमा करें," फुटबॉल हाथ में लिए लड़के ने कहा. " यह रदरफोर्ड 
टर्नर है. वो छह साल का है, और वो कमरा 21 - बी खोज रहा है." । 
फ्रेंचहॉर्न वाली लड़की ने कहा , "मुझे लगता है कि वो यहीं - कहीं है. " 
" देखो, वो रहा चौकीदार , चलो उससे पूछते हैं ." 


चौकीदार फर्श साफ़ कर रहा था . 
" माफ करना,"फ्रेंचहॉर्न वाली लड़की ने कहा. " यह रदरफोर्ड टर्नर 
है. वो छह साल का है, और वो कमरा 21 - बी तलाश रहा है. " 
" वो यहीं है ," चौकीदार ने कहा. उसने पोछे के डंडे को अपने कंधे 
पर रखा, बाल्टी उठाई, और फिर वो आगे- आगे चला. 


जब वो मुड़े तो उन्हें सही कमरा दिखाई दिया. एक पतले लड़के 
को छोड़कर कमरा लगभग खाली था . वो लड़का रदरफोर्ड के ही 
आकार का था . 
" वो सब कहाँ जा रहे हैं ? " उसने चौकीदार से पूछा. 
" यह रदरफोर्ड टर्नर है. वो छह साल का है, और वो कमरा 21 - बी 
ढून्ढ रहा है." चौकीदार ने समझाया . 


" मेरा भी वही कमरा है!" लड़का चिल्लाया, और जब वह 
मुस्कुराया, तो उसके दांतों के बीच में भी एक रिक्त स्थान था , 
रदरफोर्ड की तरह ही . 


पतले लड़के ने रदरफोर्ड का हाथ पकड़ा और वो सभी को एक बड़े, 
चमकीले कमरे में ले गया . वहां छोटी मेजें और कुर्सियाँ सजी थीं . 
दीवारों पर चित्र बने थे और लकड़ी के ब्लॉक , ट्रक और गुडिये 
अलमारियों में रखीं थीं . वहां पर सभी लड़के - लड़कियां, रदरफोर्ड 
की उम्र के ही थे. 


Aa Bb Cc D d E e F f G 8th I i Jj KK LI Mm Nn 


"मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ?" टीचर ने मुस्कुराते हुए पूछा . 
रदरफोर्ड ने एक गहरी सांस ली और अपने गले को साफ किया 
जिस तरह से उसकी माँ ने उसे बताया था. लेकिन उसे तब बोलने 
का मौका नहीं मिला. 


" यह रदरफोर्ड टर्नर है. वो छह साल का है, और वो 21 -बी कमरे में 
पहुंचा है!" पोस्टर वाले लड़के ने कहा, फूलों वाली लड़की, सुनहरी 
मछली वाले लड़के , सफेद पट्टे वाले मॉनिटर , हाथ में फुटबॉल पकड़े 
लड़के,फ्रेंच हॉर्न लिए लड़की, चौकीदार और दांतों में रिक्त स्थान 
वाले लड़के ने एक साथ कहा. 


UMERIAL 


LUR 


Train 


" तुम सही जगह पर आए हो, रदरफोर्ड ," टीचर ने कहा. "इन सभी 
दोस्तों को तुम्हें रास्ता दिखाया इसके लिए उनका बहुत शुक्रिया. " 
फिर रदरफोर्ड मुड़ा. वो सबको देखकर मुस्कुराया . उसकी माँ ने सही 
ही कहा था. उसके जल्द ही बहुत सारे दोस्त बन गए थे. 
" आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !" रदरफोर्ड ने कहा. 
और इस बार वो बड़े स्पष्ट स्वर में बोला. 


समाप्त 


CITA 


